सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 चैत्र , 1938 ( श० ) 


संख्या- 164 


राँची, शुक्रवार , 


24 मार्च, 2017 (ई०) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 
22 मार्च, 2017 


संख्या-6/स. भू. झूटी (JNV)- 80/15-1460/ रा० , 
सेवा में , 

महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) 

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची । 
विषयः मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 7 मार्च, 2017 में मद संख्या- 27 में लिये गये निर्णय के 

आलोक में छूटी जिलान्तर्गत अंचल- कर्रा, मौजा - जुरदाग, थाना नं०-62 , खाता नं०- 193, 
प्लॉट नं०-4359, रकबा-14.00 एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म परती कदीम भूमि 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 24 मार्च, 2017 
( विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-I) जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु 
नवोदय विद्यालय समिति , मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली 

के साथ निःशुल्क हस्तांतरण के संबंध में | 
आदेशः- स्वीकृत । 

1. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया 
जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं 
किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी । 

____ 2. उपायुक्त , खूटी प्रस्तावित भूमि से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का 
खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने पर ही भूमि का 
हस्तांतरण करेंगे । 

3. अन्य सभी शर्ते इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय -समय पर सरकार द्वारा 
निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी । 
अनु०- यथोपरि । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उदय प्रताप , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 24 मार्च, 2017 

अनुलग्नक-I 


जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु नवोदय विद्यालय समिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 
भारत सरकार के साथ निःशुल्क हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि की विवरणी - 


क्रम 


अभिलेख अंचल 


मौज़ा 


थाना 


खाता 


प्लॉट 


रकबा 


किस्म 


( एकड़ मे ) 


__ 01/14- 


कर्रा 


जुरदाग 


62 


1 934359 


14. 00 


15 


गैरमजरूवा 
खास परती 
क़दीम 


ह०/ 


उदय प्रताप , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 164- - 50 


